. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची ,मंगलवार 

18 नवम्बर , 2014 ( ई०) 


संख्या 609 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 

17 नवम्बर , 2014 
संख्या-8/ आरोप- 03 / 2013 का .10992 अनु .-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राम प्रसाद 


साय , तत्कालीन अवर सचिव , झारखंड लोक सेवा आयोग, संप्रति संयुक्त सचिव -, कृषि एवं गन्ना विकास 
विभाग , झारखंड, राँची के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या 9137 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अवधेश कुमार 
पाण्डेय , उप सचिव , झारखंड लोक सेवा आयोग , रांची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया , 
जिनका स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री बद्रीनाथ चौबे, झा0प्र0से0, उप सचिव, झारखंड लोक सेवा 
आयोग , रांची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 18 नवम्बर , 2014 


2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश 
संख्या 9137 दिनांक 11 सितम्बर , 2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 609 - 50 | 


